सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

8 पौष , 1937 ( श० 
संख्या 98 राँची, गुरुवार 

28 जनवरी, 20 16 ( ई०) 


खान एवं भूतत्व विभाग | 


अधिसूचना 

20 जनवरी , 2015 
संख्या - राजस्था0ख0- 08/ 2015- 79 / एम०, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के 
परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल , झारखण्ड खनन 
अभियंत्रण सेवा नियमावली, 2011 में आंशिक संशोधन करते हैं । 


भाग - 1 


सामान्य 
1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ - इन नियमों को झारखण्ड खनन अभियंत्रण सेवा नियमावली, 2011 
( संशोधन 2015) कहा जाएगा तथा यह राजकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा । 

भाग-IV 

अहर्ता 
नियम 7 निम्न रूप से संशोधित एवं प्रतिस्थापित किया जाता है 
7. तकनीकि अहर्ता अखिल भारतीय तकनीकि शिक्षा परिषद ( ऑल इंडिया कांसिल फॉर 
टेक्नीकल एजुकेशन ) द्वारा अनुमोदित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से खनन अभियंत्रण या 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) गुरुवार , 28 जनवरी, 2016 


खनन अभियंत्रण में ए0एम0आई0ई0 में उपाधि/(डिग्री ) धारण करने वाला कोई व्यक्ति सहायक 
खनन पदाधिकारी के पद पर सीधे नियुक्त किया जाए । जिला खनन पदाधिकारी हेतु खनन 
अभियंत्रण में उपाधि के अतिरिक्त न्यूनतम पाँच वर्षों का खनन कार्य में अनुभव मान्यता प्राप्त 
संस्थान से अनिवार्य अहर्ता होगी । 

भाग- V 

सीधी भर्ती की प्रक्रिया 
नियम 8 में कंडिका-। एवं ॥ निम्न रूप से स्थापित किया जाता है 
8(i)- यदिविज्ञापित रिक्तियों के विरूद्ध प्राप्त आवेदनों की संख्या पाँच गुणा या इससे कम हो तो 
झारखण्ड लोक सेवा आयोग Rules of Procedure , 2002 के अनुरूप चयन करने के लिए 
स्वतंत्र होगा । 
8(ii)-उम्र सीमा कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या 13026 
दिनांक 27. 11 . 2012 एवं कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा समय समय पर 
निर्गत संकल्पों/ परिपत्रों में विहित रीति के अनुसार किया जा सकता है । 


नियम- 10( vi) निम्न रूप से संशोधित एवं प्रतिस्थापित किया जाता है 
10( vi)- आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को जाति प्रमाण-पत्र के साथ स्थानीय 
निवासी / आवास प्रमाण -पत्र जमा करना होगा जो अनुमंडल पदाधिकारी से अन्यून पदाधिकारी 
द्वारा निर्गत होंगे । 


नियम- 11 निम्न रूप से संशोधित एवं प्रतिस्थापित किया जाता है 
11. आयोग द्वारा प्राप्त सभी आवेदनों पर विचार किया जाएगा तथा एक लिखित वस्तुनिष्ठ प्रकार 
की परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसके पश्चात अन्तर्वीक्षा होगी । परीक्षा के पाठ्यक्रम खनन 
अभियंत्रण में उपाधि (डिग्री) का पाठ्यक्रम, सामान्य ज्ञान एवं पर्यावरण शामिल रहेगा | 


नियम -11(i) निम्न रूप से संशोधित एवं प्रतिस्थापित किया जाता है 
11(i) परीक्षा पत्र में निम्नांकित समाविष्ट रहेगा 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) गुरुवार , 28 जनवरी, 2016 
विषय परीक्षा का समय | पूर्णांक न्यूनतम अहर्कारी 

अंक 


पत्र 


2 घंटे 


100 


खनन अभियंत्रण में 
उपाधि (डिग्री) स्तर 


40 - सामान्य 
37 - BC2 
34 - BC1 


32 


ST /SC/ महिला 
तदैव 


सामान्य ज्ञान एवं 
पर्यावरण 


2 घंटे 


50 + 50 = 100 


11(ii ) अन्तर्वीक्षा या मौखिक जॉच में 50 अंक समाविष्ट रहेंगें । न्यूनतम अहर्ताक कार्मिक , 
प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा समय समय पर निर्गत संकल्पों/ परिपत्रों के अनुरूप 
होंगे । 

नियम 11 (iii) निम्न रूप से संशोधित व प्रतिस्थापित किया जाता है 


11(iii) लिखित परीक्षा अहर्कारी डिग्री ( स्नातक ) के पाठ्यक्रम के अनुसार होगी । 

झारखण्ड खनन अभयंत्रण सेवा नियमावली, 2011 ( अधिसूचना संख्या 719 दिनांक 
18 अक्तूबर , 2011) इस हद तक संशोधित समझी जाएगी । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

आनन्द मोहन ठाकुर , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 98 - 50 | 


. 


5 


. 


